निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


पुर : स्थापित 


या 


27 आश्विन 1933 ( श ० ) 
संख्या 42 पटना , 

बुधवार , 

19 अक्तूबर 2011 ( ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग- 5 - बिहार विधान मंडल में 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा -फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 19 अक्तूबर 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य 


वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 अक्तूबर 2011 
सं ० 6 / गो 0 34-12 / 2007-4339 / वा 0 क 0 - श्री दिगम्बर प्रसाद तिवारी , वि 0 वि 0 से0, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( प्र०), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त 
आयुक्त (प्र0), मगध प्रमंडल , गया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मो 0 शमीम , उप – सचिव । 


1 अगस्त 2011 
सं ० 6 / मुक0-35-01 / 2008-3258 / वा 0 क 0 - एम 0 जे 0 सी 0 संख्या 2081/2010 जीत नारायण प्रसाद बनाम बिहार 
राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11 मई 2011 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में बिहार 
वित्त सेवा संवर्ग के सेवा -निवृत्त वाणिज्य कर उपायुक्त श्री जीत नारायण प्रसाद को वाणिज्य कर उपायुक्त ( वेतनमान् रु0 
15,600-39100 + ग्रेड पे -7600) कोटि से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( वेतनमान् रु0 37400-67000 + ग्रेड पे 8700) कोटि में 
दिनांक 21 नवम्बर 2007 के भूतलक्षी प्रभाव से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

2. श्री जीत नारायण प्रसाद को दिनांक 21 नवम्बर 2007 के भूतलक्षी प्रभाव से वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त कोटि 
में नियमित प्रोन्नति देने पर वित्त विभाग, बिहार , पटना की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मोहम्मद शमीम , उप - सचिव । 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचनाएं 

13 अक्तूबर 2011 
सं ० नि प्रा ० नि ० 6-01 /2010 /9093 - माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी॰डब्ल्यूजे० सी ० संख्या 18827/2008 मनोहर सिंह 
बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 7 दिसम्बर 2010 को पारित आदेश के अनुसार तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के 
प्रबंधक कमिटी का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार के 
अधिसूचना संख्या 2025 , दिनांक 25 मई 2010 द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन का 
दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है । 

2. उपर्युक्त आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा -5 ( 2 ) तथा बिहार राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार नियमावली , 2008 के नियम -6( 2 ) के प्रावधानों के अधीन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6294 , दिनांक 8 अप्रील , 
2011 द्वारा जिला पदाधिकारी , पटना को तख्त श्री हरिमंदिर जी , पटना साहिब के प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन के लिए जिला 
निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ - ही - साथ, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की 
धारा -4 की उप - धारा -1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्राधिकार के अधिसूचना संख्या 9076 , दिनांक 30 सितम्बर , 2011 द्वारा 
अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सिटी को उक्त प्रबंधक कमिटी के पाँच निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी 
( Returning Officer ) के रूप में नियुक्त किया गया है। 

3. उक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा -4 की उप - धारा -1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निर्वाची पदाधिकारी ( Returning Officer ) के अधीन प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित पाँच निर्वाचन 


बिहार गजट , 19 अक्तूबर 2011 


3 


क्षेत्रों के सहायक निर्वाची पदाधिकारी ( Assistant Returning Officer ) के रूप में कार्य करने हेतु प्रखंड विकास 
पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / वरीय उप - समाहर्ता को नियुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन 
पदाधिकारी( प्रबंधक कमिटी तख्त श्री हरिमंदिर जी का निर्वाचन ) को प्राधिकृत किया जाता है 

(i ) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 ( पटना सिटी- गुरू गोविन्द सिंह पथ से पूरब से नगर निगम सीमा के पूर्वी क्षेत्र तक ) 
(ii ) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 ( गुरू गोविन्द सिंह पथ से पश्चिम गार्डिनर रोड के पूरब तक बोरिंग रोड कॉलोनी 

सहित ) 
( iii ) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 ( दानापुर , खगौल , चितकोहरा , नूतन राजधानी क्षेत्र एवं पटना जिला के शेष भाग ) 
( iv ) उत्तर बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्र 
( v ) दक्षिण बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्र 

आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


14 अक्तूबर 2011 
संख्या निष्प्रा०/नि ० 6-02/2011/9097 — माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी डब्ल्यू जे सी ० संख्या 18827/2008 मनोहर सिंह 
बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 7 दिसम्बर 2010 को पारित आदेश के अनुसार तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के 
प्रबंधक कमिटि का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाना है । सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार के 
अधिसूचना संख्या 2025 , दिनांक 25 मई 2010 द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि के निर्वाचन का 
दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है । 

2. उपर्युक्त आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा -5 ( 2 ) तथा बिहार राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 6( 2 ) के प्रावधानों के अधीन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6294 , दिनांक 8 अप्रील, 
2011 द्वारा जिला पदाधिकारी , पटना को तख्त श्री हरिमंदिर जी , पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि के निर्वाचन के लिए जिला 
निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ - ही - साथ प्राधिकार के अधिसूचना संख्या 9076, दिनांक 30 
सितम्बर, 2011 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को उक्त प्रबंधक कमिटि के पाँच निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए 
निर्वाची पदाधिकारी ( Returning Officer ) के रूप में नियुक्त किया गया है । 

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा -5 ( 2 ) एवं बिहार राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार नियमावली , 2008 के नियम- 6 ( 2 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब 
के प्रबंधक कमिटि के निर्वाचन के लिए जिला अपर समाहर्ता, पटना को नोडल पदाधिकारी पदनामित किया जाता है । 

4. नोडल पदाधिकारी , जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में तख्त श्री 
हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे एवं सीधे उन्हें प्रतिवेदन देंगे। 

आदेश से , 
एन. एस. माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 +120 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


